.. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

31 चैत्र , 19 3 8 ( श०) 
संख्या 13 राँची, बुधवार 

20 अप्रैल, 2016 ( ई० ) 


पृष्ठ 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग 1- नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 173 . 19 1 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1- क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख. मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी ., बी. ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम . बी . बी. एस., बी . सी. ई.,डिप०. इन - एड ., 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग- 8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1. ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9 . विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9 . क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9. ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक .. 
पूरक अ 


निकले 


। । । 


. 


. 


. 


174 


şirqUS JGT (HTERUT) YAR , 20 JUT, 2016 


HIT 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


Labour, Employment, Training and Skill Development Department 


NOTIFICATION 

20th April, 2016 


S .O . 17 -- In exercise of the powers conferred by section 112 of the 
Factories Act , 1948 the Governor of Jharkhandproposes to make the following 
amendment in the Jharkhand Factories Rules , 1950 : 
( 1) Short title extent and Commencement: 
(i) These rules may be called the Jharkhand Factories (Amendment) Rules , 

2016 
(ii ) It shall extend to the whole State ofJharkhand . 
(iii) It shall come into force from the date of publication in official gazette . 
( 2) Substitution of Sub rule (2) of Rule-5 of the Jharkhand Factories 

Rules , 1950 
The said Rule shall be substituted by the following: 

“ (2 ) Every licence granted or renewed under this chapter shall 
remain valid orbe in force for a minimum period of one year to a 
maximum period of 10 years as applicable . The licence so granted or 
renewed shall remain valid up to 31st December of the applied period . 

Provided that the fee prescribed under Schedule ‘ A ’ B and C is 
depositedfor the period of application .” 
(3 ) Substitution of sub - rule -(2) of Rule -7 of the Jharkhand Factories 

Rules , 1950 
The said Rule shall be substituted by the following: 
“ The annual fee for renewal of licence shall be the same as that for grant 
thereof : 

If the application for renewal of licence is not received on or before 
15th January the fee payable for renewal of licence shall be one and half 
times of the annual fee prescribed in schedule A , B & C for 


ŞR QUE JGC (HTERUT) TETOR , 20 BUST , 2016 

175 
applications received up to 31st March . The fee for renewal of licence will 
be two times of the annual fee prescribed in schedule A , B & C for 

applications received from 1st April and up to 30th June.” 
(4 ) Substitution of Sub rule (4 ) of Rule- 7 of the Jharkhand Factories 

Rules , 1950 
The said Rule shall be substituted by the following: 
“ In case the application for the renewal of licence is not received within 
six months after the expiry of the licence, the licence of the factory shall 
remain cancelled . 
Provided that in every such case of cancellation of licence, the licence 
may be reinstated by the Inspector of Factories with the approval of the 
Chief Inspector of Factories , if he is satisfied that the delay was due to 
any reason beyond the control of the occupier or due to any other reason 
of similar nature. In such cases the fee for renewal of licence will be two 

times of the annual fee prescribed in schedule A , B and C .” 
(5 )Substitution of Sub rule ( 1) of Rule - 3 of the Jharkhand Factories 

Rules , 1950 
The said Rule shall be substituted by the following: 

“ ( 1) No site shall be used for the location of a factory or no building 
shall be constructed , re- constructed , extended or taken into use as a 
factory or a part of a factory unless an application in form no - 1 along 
with the documents and plan as prescribed in sub - rule ( 2) has been 
submitted to 
(a) The Dy . Chief Inspector of Factories of the area concerned for the 

factories proposing to employ workers not exceeding 50 or 
(b ) The Chief Inspector of Factories for the factories proposing to 
employ workers exceeding 50 , 

and the plans submitted have been approved by the Dy . Chief 
Inspector of Factories or by the Chief Inspector of Factories as the case 
may be, 

and previous permission in writing in respect thereof has been 
obtained in the like manner as related here- to - fore , subject, however, to 
the provisions of sub -section (2 ) of Section 6 

Provided that when there is an increase in the number of workers 
employed , resulting in an increase in the amounts of processing fee 
payable for the approval of plan compared to the fee already paid , the 


176 


şirqUS JGT (HTERUT) JER , 20 JUT, 2016 
occupier of the factory shall within fifteen days of the increase, pay the 
difference amount of fee and submit an application for the approval of 

plan to the Chief Inspector of Factories.” 
(6 ) Insertion of sub rule -(6 ) under Rule - 3 of the Jharkhand Factories 

Rule , 1950 
A new sub rule (6 ) shall be included under rule 3 of the Jharkhand 
Factories Rules , 1950 , which is as follows: 

“ 6 . The processing fee payable for the approval of plan shall be one 
fourth of the fee prescribed for its grant of factory licence and in case of 
extension or reconstruction of the factory the processing fee payable 

shall be one tenth of the prescribed fee for its grant of factory licence.” 
(7) Substitution ofclause - Il of sub rule - (2 ) of Rule -62 - B of the 

Jharkhand Factories Rule, 1950 
The said Rule shall be substituted by the following: 

“ Possesses degree or diploma in industrial safety recognized by 
the State Governmentsof Jharkhand or Bihar in this behalf; or from 
Central Labour Institute, Mumbai or the Regional Labour Institutes of 
Government of India atkanpur , Kolkata , Chennai or Faridabad .” 
[Notification N0-7/> Kod lo fu 04 ak @?& 1047/2015) Ofu 0% qd kofu & 408 .../Ranchi, 
Dated - 20 . 04 .2016 ...] 


By order of the Governor of Jharkhand , 

Sd /-(lligible), 

Under Secretary to Government. 
Labour , Employment, Training & Skill Development Department, 

Government of Jharkhand. 


____ 177 


177 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 
मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग 

( संसदीय कार्य ) 


अधिसूचना 
संख्या मं०म०स०. 05 / सचेतका प्रतिपक्ष)- 06 /2015 - 657-- झारखंड विधान- सभा सचिवालय के 
ज्ञापांक संख्या- 477,दिनांक- 22. 05 .2015 के प्रभाव से श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० एवं श्री कुणाल 
षडंगी, स०वि०स० को झारखंड मुक्ति मोर्चा ( मुख्य विरोधी दल ) के सचेतक पद पर नियुक्त किया जाता 
जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ए०के०पोद्दार , 


सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 

21 मार्च, 2016 
संख्या- 01 / स्था०-19/ 2016 / 670 --वि०स० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद द्वारा सूचित 
किया जाता है की सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या- 572 ,दिनांक- 10.03.16 द्वारा गठित विधाई 
शोध सन्दर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग नियमावली के नियम- 1 के तहत विधाई शोध सन्दर्भ एवं प्रशिक्षण 
कोषांग के निर्धारित कार्य निरूपण हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया 


अध्यक्ष 


सदस्य 


(1) प्रो० दिनेश उराँव 

झारखंड, झारखण्ड विधान- सभा , 
( 2) श्री सरयू राय , 

मंत्री- संसदीय कार्य विभाग , झारखण्ड सरकार 
( 3) श्री हेमन्त सोरेन , 

नेता प्रतिपक्ष, झारखंड विधान सभा 
( 4) श्री इन्दर सिंह नामधारी, 

पूर्व अध्यक्ष, झारखंड विधान - सभा 


सदस्य 


सदस्य 


178 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अप्रैल, 2016 
( 5) श्री राधाकृष्ण किशोर , 

सदस्य 
मुख्य सचेतक ,सतारूढ़ दल, 

झारखंड विधान सभा, 
( 6) प्रो० स्टीफन मराण्डी 

सदस्य 
स०वि०स० 
( 7) श्री अशोक कुमार, 

सदस्य 
स०वि०स० 
( 8) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी , 

सदस्या, 
पूर्व, स०वि०स० 
(9) श्री सिल्वेस्टर टोप्पो, 

सदस्य 
संयुक्त सचिव , 

झारखंड विधान सभा 
( 10 ) श्री मधुकर भारदवाज , 

सदस्य 
संयुक्त सचिव 
झारखंड विधानसभा 


सचिव , झारखण्ड विधान सभा,परामर्शदात्री समिति केपदेन सदस्य होंगे परामर्शदात्री समिति में 
नामित सदस्यों की कार्यवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से डॉ वर्षों की होगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखंड विधान- सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या: 01 स्था०12 / 2016 -734 --वि०स० एतद द्वार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है की झारखंड विधान- सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 245 (1) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभा द्वारा विशेषाधिकार 
विशेषाधिकार समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है | 


179 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 
( 1) अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा , 

स०वि०स० 
( 2) संसदीय कार्य मंत्री झारखंड सरकार , 

स०वि०स० 
( 3) नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधान- सभा 

स०वि०स० 
( 4) सभापति आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति स०वि०स० 
(5 ) सभापति सरकारी आश्वासन समिति 

स०वि०स० 
विशेष आमंत्रित सदस्य 

( 1) सभापति सदाचार समिति 

(2) सभापति जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति 
अध्यक्ष झारखंड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


सभापति 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12 / 2016 -736 -वि०स० एतद द्वार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है की झारखंड विधान- सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 266(I) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा सामान्य 
प्रयोजन समिति का गठन वर्ष 2016- 17 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है | 
( 1) अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा , 

स०वि०स० सभापति 
( 2) संसदीय कार्य मंत्री झारखंड सरकार , 

स०वि०स० सदस्य 
( 3) नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधान सभा 

स०वि०स० सदस्य 
( 4) सभापति लोक लेखा समिति 

स०वि०स० 

सदस्य 
( 5) श्री केदार हाजरा 

स०वि०स० सदस्य 
अध्यक्ष झारखंड विधान- सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

(बिनय कुमार सिंह ) 
प्रभारी सचिव झारखंड विधान- सभा, रांची | 


180 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 2016 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12/ 2016-738 --वि०स० एतद द्वार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 243 एवं 
251 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा सरकारी 
सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से किया 
जाता है | 
( 1) श्री आलमगीर आलम 

स०वि०स० सभापति 
( 2 ) श्री नलिन सोरेन 

स०वि०स० सदस्य 
(3) श्री जानकी प्रसाद यादव 

स०वि०स० सदस्य 
( 4) श्री जय प्रकाश वर्मा 

स०वि०स० सदस्य 
( 5) श्री शशि भूषण सामाड़ 

स०वि०स० सदस्य 


श्री आलमगीर आलम स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

__ बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव झारखंड विधान- सभा, रांची । 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12 / 2016 -740 --वि०स० एतद द्वार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 223 एवं 
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा आंतरिक 
संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का गठन वर्ष 2016- 17 के लिए निम्न प्रकार से किया 
जाता है | 


सभापति 


सदस्य 


(1 ) श्री मनोज कुमार यादव 
(2) श्री केदार हाजरा 
( 3) श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता 
( 4) डॉ इरफ़ान अंसारी 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 _ 

181 
श्री मनोज कुमार यादव , स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12/ 2016-742--वि०स० एतद द्वार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम -241(1 ) 
एवं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा सरकारी 
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है | 


(1) श्री राज किशोर महतो 
( 2) श्री चम्पाई सोरेन 
( 3) श्री राज सिन्हा 
(4) श्री योगेश्वर महतो 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सभापति 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


श्री राज किशोर महतो , स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव , झारखंड विधान सभा, रांची | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2016 


संख्या- 01 स्था०12/ 2016-744 --वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 239 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभा द्वारा प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष- 2016-17 
के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


182 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 20 अप्रैल, 2016 


( 1) श्री निर्भय कुमार शाहाबादी , 

स०वि०स० सभापति 
(2 ) श्री राम चन्द्र सहिस , 

स०वि०स० सदस्य 
(3 ) श्री प्रकाश राम , 

स०वि०स० सदस्य 
( 4 ) श्री मनीष जायसवाल , 

स०वि०स०सदस्य 
( 5) डॉ अनिल मुर्मू 

स०वि०स० सदस्य 
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० सदस्य इस समिति के सभापति होंगे एवं सभासचिव 
इसके सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष, झारखंड विधान - सभाके आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखंड विद्झान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या - 01 स्था०12/ 2016-746 -वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 257 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष झारखंड विधान सभा द्वारा पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण समिति का 
का गठन वर्ष 2016- 17 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


( 1) श्री अशोक कुमार 

स०वि०स० सभापति 
(2) श्री भानु प्रताप शाही 

स०वि०स० 

सदस्य 
( 3) श्री सुखदेव भगत , 

स०वि०स० 

सदस्य 
( 4) श्री विरंची नारायण 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री अशोक कुमार सवि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव होंगे | 

समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभाके आदेश से , 

बिनयकुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 


183 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12 / 2016-748--वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 257 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा याचिका समिति का गठन वर्ष 2016 - 17 के 
के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


स०वि०स० 


सभापति 


स०वि०स० 


सदस्या 


(1 ) श्रीमती मेनका सरदार 
( 2) श्रीमती निर्मला देवी 
( 3) श्री संजीव सिंह 
(4) श्री दशरथ गागराई 


सदस्य 


स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


श्रीमती मेनका सरदार स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभाके आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान- सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12/ 2016- 750--वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 264 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा महिला बाल विकास समिति का गठन 
वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


सभापति 


सदस्या 


( 1) श्रीमती जोबा मांझी 
( 2) श्रीमती विमला प्रधान 
( 3) श्रीमती सीता सोरेन 
( 4) श्रीमती गीता कोड़ा 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्या 


सदस्या 


184 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अप्रैल, 2016 
श्रीमती जोबा मांझी स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान- सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12 / 2016- 752--वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 264 एवं 259 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा अनुसूचित जाती 
जनजाति, अल्पसंख्यक ,पिछड़ा, एवं कमजोर वर्ग कल्याण समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए 
निम्न प्रकार से किया गया है 


सभापति 


सदस्य 


( 1) श्री ताला मराण्डी 
(2 ) श्री एनोस एक्का 
( 3) श्री लक्ष्मण टुडू 
( 4) श्री नारायण दास । 
(5) श्री योगेन्द्र प्रसाद 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


श्री ताला मराण्डी, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभाके आदेश से , 

__ बिनयकुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव , झारखंड विधान - सभा, रांची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अप्रैल, 20 16 


185 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12/ 2016-754--वि०स० एतद द्वार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 237(i) 
एवं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा द्वारा लोक 

लेखा समिति समिति का गठन वर्ष 2016- 17 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है | 


सभापति 
सदस्य 


( 1) श्री स्टीफन मराण्डी 
( 2) श्री राधाकृष्ण किशोर 
( 3) श्रीमती गंगोत्री कुजूर 
( 4) श्री कुणाल षडंगी 
( 5) श्री बादल 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्या 


सदस्य 


सदस्य 


श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव 
इसके सचिव होंगे | 

समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12 / 2016- 756 --वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 261एवं 223(1) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभा द्वारा निवेदन , शून्यकाल एवं गैर 
गैर सरकारी संकल्प का गठन वर्ष 2016 - 17 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


सभापति 


सदस्य 


( 1) श्री जय प्रकाश भाई पटेल 
(2 ) श्री अनंत कुमार ओझा 
( 3) श्री अमित कुमार 
( 4) श्री जय प्रकाश सिंह भोग्ता 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


186 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 2016 
श्री जय प्रकाश भाई पटेल स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे | 

समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2016 


संख्या- 01 / स्था०. 12/ 2016 / 758--वि०स०एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्राकाशित किया जाता है की झारखंड विधान- सभा सचिवालय की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम- 223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष झारखंड विधान सभा 
द्वारा सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवन समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से 
किया गया है । 


1. श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी , 

स०वि०स० सभापति 
2 . श्री हरिकृष्ण सिंह 

स०वि०स० 

सदस्य 
3 . श्री शिवशंकर उराँव 

स०वि०स० 

सदस्य 
4 . श्री राम कुमार पाहन 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे । 

समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


नोट- यह समिति मृत सरकारी सेवकों के उपादान,पेंशन एवं अनुकम्पा आधारित नियुक्तियों के मामलों 
मामलों को भी देखेगी | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची | 


187 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 

अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 / स्था . 12/ 2016/ 760 --वि० स० | एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए को 
सूचित किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 223(1) एवं 
252 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान - सभा द्वारा 
पुस्तकालय विकास युवा कल्याण , संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए 
निम्न प्रकार से किया जाता है | 


स०वि०स० 


सभापति 


1. श्री फूलचंद मण्डल 
2. श्री रविन्द्र नाथ महतो 


स०वि०स० 


सदस्य 


3. श्री ढुलु महतो 


स०वि०स० 


सदस्य 


4. श्री आलोक कुमार चौरसिया 

स०वि०स० सदस्य 
श्री फूलचंद महतो, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12/ 2016 -762- वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है 
की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 231 (1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का गठन 
वर्ष 2016- 17 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


188 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अप्रैल , 20 16 

स०वि०स० सभापति 


( 1) श्री प्रदीप यादव , 


( 2) श्री दीपक बिरुवा , 


स०वि०स० 


सदस्य 


( 3) श्री जगरनाथ महतो, 


सवि०स० 


सदस्य 


( 4 ) श्री नागेन्द्र महतो 


स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


(5) श्री गणेश गंझु 

स०वि०स० 
श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० सदस्य इस समिति के सभापति होंगे एवं सभासचिव इसके 
सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभाके आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव, झारखंड विद्झान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 / स्था . 12/ 2016 / 764 --वि० स० | एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए को 
सूचित किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 255 (1) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभा द्वारा जिला परिषद् एवं 
एवं पंचायती राज समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है | 


1. श्री नवीन जायसवाल 


स०वि०स० 


सभापति 


2 श्री चमरा लिंडा 


स०वि०स० 


सदस्य 


3 , डॉ जीतू चरण राम 


स०वि०स० 


सदस्य 


4. श्री साधू चरण महतो 


सवि०स० 


सदस्य 


5. श्री नीरल पूर्ति 


स०वि०स० 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 

189 
श्री नवीन जायसवाल , स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2016 


संख्या- 01 / स्था. 12 / 2016 / 766--वि० स० एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए को सूचित 
किया जाता है की झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 255 (1) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण 
ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का गठन वर्ष 2016-17 के लिए निम्न प्रकार से 
किया जाता है | 


1. श्री अरूप चटर्जी 

स०वि०स० सभापति 
2 श्री ग्लेन जोसेफ गॉलटीन 

स०वि०स० सदस्य 
3 . श्री - पौलुस सोरेन 

स०वि०स० सदस्य 
4. श्री विकास कुमार मुण्डा 

स०वि०स० सदस्य 
5. श्री राज कुमार यादव 

स०वि०स० सदस्य 
श्री अरूप चटर्जी स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 
समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 

अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची | 


190 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 20 अप्रैल, 2016 

अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2016 


संख्या- 01 स्था०12 / 2016 -768 --वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है की 
झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 250 (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मानीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा नियम समिति का गठन वर्ष 2016 - 17 के 
के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


सभापति 


सदस्य 


(1 ) अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा , 
(2) सब्व्हापति लोकलेखा समिति 
(3) सभापति प्राक्कलन समिति 
( 4) सभापति सरकारी उपक्रमों समिति 
(5 ) सभापति सदाचार समिति 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखंड विधान- सभाके आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह , 
प्रभारी सचिव झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2016 


संख्या- ध्या० एवं अनागत प्र०. 829--वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 26 , मार्च 2015 को सदन में श्री स्टीफन मरांडी, स०वि०स० की 
झारखण्ड सरकार की अनुसूचित जाती एवं जनजाति कोटि के कर्मियों को दी जाने वाली प्रोन्नति में 
कथित रूप से अनियमितता बरते जाने के विषयक ध्यानाकर्षण सुचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन 
सदन में हुए वाद- विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखंड विधान 
सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा 
झारखंड विधान सभा की अधिसूचना संख्या ध्या० एवं अना० प्र० . 07/ 2015 -188 /वि०स० रांची, दिनांक 


191 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 20 अप्रैल, 20 16 
7 अप्रैल , 2015 तथा अधिसूचना संख्या- 862 ,दिनांक06 जुलाई , 2015 , अधिसूचना संख्या १४५९,दिनांक 
5 अक्टूबर , 2015 एवं अधिसूचना संख्या-1733,दिनांक - 30 / 125 /2015 द्वारा गठित विशेष समिति का 
कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष झारखंड विधान सभा के आदेश से, 

शिशिर कुमार झा , 
संयुक्त सचिव, झारखंड विधान सभा, रांची | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 12 - 5 0 + 100 | 


